रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


REGD. NO . D . L.- 33004/ 99 


ORNuyun 


N 
- 


UM 


सत्यमेव जयते 


भारतको राजपत्र 
The Gazette of India 


असाधारण 


EXTRAORDINARY 


भाग – खण्ड 1 
PART I - Section 1 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं . 173 ] 
No. 173 ] 


नई दिल्ली , मंगलवार , जून 25 , 2019 / आषाढ़ 4, 1941 
NEW DELHI, TUESDAY , JUNE 25 , 2019 /ASHADHA 4, 1941 


वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय 

(वाणिज्य विभाग ) 
(विदेश व्यापार महानिदेशालय ) 

सार्वजनिक सूचना 
नई दिल्ली, 25 जून, 2019 

सं. 12 / 2015 - 20 
विषयः विशिष्ट कृषि उत्पादों हेतु परिवहन एवं विपणन सहायता (टीएमए ) प्राप्त करने की प्रक्रिया में संशोधन 

के संबंध में । 

फा . सं. 01 / 92 / 180 / 56 / एएम - 19 / पीसी - VI. — विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों हेतु परिवहन एवं विपणन 
सहायता ( टीएमए ) प्राप्त करने के लिए स्कीम वाणिज्य विभाग द्वारा दिनांक 
17 / 3 / 2018 - ईपी ( कृषि IV ) के तहत लागू की गई थी । इसके परिणामस्वरूप उक्त स्कीम को कार्यान्वित करने की 
प्रक्रियाओं का विवरण दिनांक 29 मार्च, 2019 की सार्वजनिक सूचना सं. 82 / 2015- 2020 के तहत " प्रक्रिया पुस्तक " के 
अध्याय 7( क ) में दिया गया है । अब , इस संबंध में वाणिज्य विभाग ने दिनांक 06.06. 2019 की संशोधन अधिसूचना संख्या 
17 / 3 / 2018 - ईपी ( कृषि. IV) जारी की है । 
2. प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक , विदेश व्यापार एतद्द्वारा दिनांक 
20 .03.019 की सार्वजनिक सूचना सं. 82 / 2015 - 20 की प्रभावकारिता से " प्रक्रिया पुस्तक ” में निम्नलिखित संशोधन करते 
हैं । 
(1) प्रक्रिया पुस्तक के अध्याय - 7( क ) में संशोधन 
क्र . सं . पैरा सं . | मौजूदा प्रावधान 

संशोधित प्रावधान 
(i) 7 ( क ).00 विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन और विशिष्ट कृषि उत्पादों के लिए परिवहन 

विपणन सहायता ( टीएमए ) से संबंधित नीति और विपणन सहायता ( टीएमए ) से संबंधित 
विदेश व्यापार नीति 2015- 20 के अध्याय नीति विदेश व्यापार नीति 2015- 20 के 
7( क ) में दी गई है । वाणिज्य विभाग की अध्याय 7( क ) में दी गई है । समय - समय 
दिनांक 27 .02.2019 की अधिसूचना सं . पर यथा संशोधित वाणिज्य विभाग की 
17 / 3 / 2018 - ईपी ( कृषि IV ) की प्रतिलिपि दिनांक 27 .02. 2019 की अधिसूचना सं. 
परिशिष्ट - 7 ( क ) क में दी गई है । 17 / 3 / 2018 - ईपी ( कृषि IV) की 

प्रतिलिपि परिशिष्ट - 7 ( क ) क में दी गई 


3047 GI/ 2019 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART I — SEC . 1 ] 


7 ( क ).01 ( ख ) 


कारपोरेट कार्यालय / पंजीकृत कार्यालय / कारपोरेट कार्यालय / पंजीकृत कार्यालय / 
मुख्यालय / शाखा कार्यालय या विनिर्माण मुख्यालय / शाखा कार्यालय या विनिर्माण 
यूनिट द्वारा आवेदन किया जा सकता है । यूनिट द्वारा आवेदन किया जा सकता है । 
परिवहन और विपणन सहायता के लिए परिवहन और विपणन सहायता के लिए 
आवेदन अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार की आवेदन अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार 
अध्यक्षता वाले क्षेत्रीय प्राधिकारियों को प्रस्तुत की अध्यक्षता वाले क्षेत्रीय प्राधिकारियों को 
किया जाएगा । आवेदक के पास अपने प्रस्तुत किया जाएगा । आवेदक के पास 
कारपोरेट 

कार्यालय / पंजीकृत अपने कारपोरेट कार्यालय / पंजीकृत 
कार्यालय / मुख्यालय / शाखा कार्यालय या कार्यालय / मुख्यालय या विनिर्माण यूनिट 
विनिर्माण यूनिट के पते के आधार पर के पते के आधार पर क्षेत्राधिकारी आरए 
क्षेत्राधिकारी आरए जिसके प्रमुख अपर जिसके प्रमुख अपर महानिदेशक विदेश 
महानिदेशक विदेश व्यापार हों , चुनने का व्यापार हों , चुनने का विकल्प होगा । क्षेत्रीय 
विकल्प होगा । क्षेत्रीय प्राधिकारी जिसके प्रमुख प्राधिकारी जिसके प्रमुख अपर महानिदेशक 
अपर महानिदेशक विदेश व्यापार हों , के विदेश व्यापार हों , के क्षेत्राधिकार को 
क्षेत्राधिकार को परिशिष्ट - 7( क ) ख में परिशिष्ट - 7 ( क ) ख में विनिर्दिष्ट किया 
विनिर्दिष्ट किया गया है । इस स्कीम के तहत गया है । इस स्कीम के तहत 
पहला आवेदन करते समय क्षेत्रीय प्राधिकारी | आवेदन करते समय क्षेत्रीय प्राधिकारी के 
के विकल्प का चयन करना आवश्यक है । विकल्प का चयन करना आवश्यक है । 
विकल्प का चयन कर लेने के बाद स्कीम के | विकल्प का चयन कर लेने के बाद स्कीम 
तहत आगे के दावों के लिए किसी परिवर्तन के तहत आगे के दावों के लिए किसी 
की अनुमति नहीं होगी । 

परिवर्तन की अनुमति नहीं होगी । 
एसईजेड / ईओयू / एफटीडब्ल्यूजेड के 
अधीन इकाइयां टीएमए के लिए 
आवेदन अपर महा निदेशक , विदेश 
व्यापार की अध्यक्षता में क्षेत्रीय 
प्राधिकारी जिनके भौगोलिक 
क्षेत्राधिकार में आवेदक का पता आता 

है , को आवेदन प्रस्तुत करेंगी । 
| शिपिंग बिल (बिलों) / एयरवे बिल (बिलों) की शिपिंग बिल (बिलों) / एयरवे बिल(बिलों) 
ईपी प्रति । 

की स्वप्रमाणित प्रति । 
एएनएफ - 7( क ) क के अनुलग्नक ख के हटा दिया गया है । 
अनुसार उतराई का प्रमाण । 


( iii ) 


7( क ).02(i) 


( iv ) 


7( क ).02( V ) 


( 2) वाणिज्य विभाग की अधिसूचना सं. 17 / 3 / 2018 - ईपी ( कृषि IV ), दिनांक 06. 06. 2019 को परिशिष्ट - 7( क ) क में जोड़ा 
जाता है । 
( 3) प्रक्रिया पुस्तक के एएनएफ -7 ( क ) क में संशोधनः 


क्र . | पैरा सं . 


मौजूदा प्रावधान 


संशोधित प्रावधान 


दश 


आवेदकों को सी ए सर्टिफिकेट ( अनुलग्नक क ) और किए गए आवेदकों को सीए 
| दिशानिर्देशों निर्यात हेतु आवदेन में समस्त निर्यात के उतराई प्रमाण पत्र प्रमाण पत्र ( अनुलग्नक 

खंड के प्रमाण ( अनुलग्नक ख ) की मूल प्रतियां प्रस्तुत करना क ) की मूल प्रतियां 
(xvi) अपेक्षित है । 

प्रस्तुत करना अपेक्षित 


का 


है । 


(ii ) | 


घोषणा / वचन - ( क ) एसईजेड / ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी / एफटीडब्ल्यूजेड हटा दिया गया है 
बद्धता का से निर्यातित उत्पाद । 
खंड (vi ) | ( ख) डीटीए इकाईयों के माध्यम से निर्यातित 
( क ) और ( ख ) एसईजेड / ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीपी / एफटीडब्ल्यूजेड 

उत्पाद 
| (iii ) एएनएफ ( क ) एसईजेड / ईओयू / ईएचटीपी / एसटीपी / बीटीवी / एफटीडब्ल्यूजेज हटा दिया गया है 


। 


[ भाग I - खण्ड 1 ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


7( क ) के से निर्यातित्त उत्पाद 
अनुलग्नक ( ख ) डीटीए ईकाईयों के माध्यम से निर्यातित 
( क ) का खंड एसईजेड / ईओयू / ईएचटीपी / बीटीपी / एफटीडब्ल्यूजेड उत्पाद 
3(vi ) ( क ) 

और ( ख ) 
| (vi) | 

| एएनएफ 7 ( क ) क का अनुलग्नक ( ख ) 


हटा दिया गया है 


सार्वजनिक सूचना का प्रभावः - विनिर्दिष्ट कृषि उत्पादों के लिए टीएमए प्राप्त करने हेतु शिपिंग बिल और उतराई 
प्रमाण पत्र की ई पी प्रति की आवश्यकता को समाप्त किया जाता है । एसईजेड / ईओयू / एफटीडब्ल्यूजेड से / के निर्यात 
को भी टीएमए हेतु पात्र किया जाता है । 

आलोक वर्धन चतुर्वेदी , महानिदेशक, विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव 


MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY 

(Department of Commerce ) 
(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE) 

PUBLIC NOTICE 
New Delhi , the 25th June, 2019 

No. 12 / 2015- 2020 
Subject: Procedure for availing Transport and Marketing Assistance ( TMA) for Specified Agriculture 

Products - amendments regd . 

F . No. 01/92 /180 / 56 /AM - 19 / PC - VI. — Scheme for availing Transport and Marketing Assistance ( TMA) for 
Specified Agriculture Products was brought out by Department of Commerce vide Notification No. 17 /3 /2018 - EP (Agri .IV ) 
dated 27.2 .2019 . Consequently , procedures for implementing the said scheme were detailed in Chapter 7 ( A ) of “ Handbook 
of Procedures” vide Public Notice No. 82 /2015 - 20 dated 29th march 2019 . Now , in this regard , Department of Commerce 
has issued an amendment Notification No . 17 / 3 / 2018 -EP (Agri.IV ) dated 06 .06 .2019 . 
2 . In exercise of powers conferred under Paragraph 2 .04 of the Handbook of Procedures , the Director General of 
Foreign Trade hereby makes the following amendments in the “ Handbook of Procedures” w .e.f. the effectiveness of 
Public Notice 82/ 2015 - 20 dated 20 . 3. 2019. 

( 1 ) Amendments in Chapter 7 ( A ) of HBP 
| S. No. Para No. Existing Provision 

Amended Provision 
(i ) 

7 ( A ). 00 Policy relating to Transport and Policy relating to Transport and 

Marketing Assistance ( TMA ) for | Marketing Assistance (TMA) for 
Specified Agriculture Products scheme is Specified Agriculture Products scheme is 
given in Chapter 7 ( A ) of FTP 2015 - 20 . given in Chapter 7 ( A ) of FTP 2015 -20 . 
A copy of Department of Commerce s A copy of Department of Commerce s 
Notification No. 17 / 3 /2018 -EP (Agri.IV ) Notification No. 17 /3 /2018 - EP (Agri. IV ) 
dated 27. 2. 2019 is given in Appendix- | dated 27. 2 . 2019 , as amended fromtime 
7 ( A ) A . 

to time, is given in Appendix -7 ( A ) A . 
7( A ). 01 ( b ) The application can be made by The application can be made by 

Corporate office/ Registered office / Head Corporate office/ Registered office / 
office / Branch office or Manufacturing Head office or Manufacturing unit. 
unit . Application for TMA would be Application for TMA would be filed to 
filed to the RAs headed by Additional the RAs headed by Additional DGFT. 
DGFT. Applicant shall have option to Applicant shall have option to choose 
choose Jurisdictional RA headed by Jurisdictional RA headed by Additional 
Additional DGFT on the basis of address DGFT on the basis of address of its 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART I / SEC . 1 ] 


of its Corporate office / Registered office / Corporate office /Registered office / Head 
Head office / Branch office or office or Manufacturing unit . 
Manufacturing unit. Jurisdiction of RA Jurisdiction of RA headed by Addl. 
headed by Addl. DGFT is specified in DGFT is specified in Appendix - 7 ( A ) B . 
Appendix -7 ( A ) B . The option of the RA The option of the RA needs to be 
needs to be exercised while making first exercised while making first application 
application under this scheme. Once an under this scheme. Once an option is 
option is exercised , no change would be exercised , no change would be allowed 
allowed for further claims under the for further claims under the scheme. The 
scheme. 

units under SEZs/ EOUS/ FTWZ shall 
file applications for TMA to the RAS 
headed by Additional DGFT in whose 
geographical jurisdiction address of 
the applicant falls . 


7 ( A ).02(i) 


of shipping bill (s )/ Airway 


EP copy 
bill(s); 


Self certified copy of shipping bill (s)/ 
Airway bill (s ); 


( 17 ) 


7 ( A ).02 (v ) 


Deleted 


Proof of landing as per Annexure B to 
ANF -7 ( A ) A . 


(2) Department of Commerce s Notification No . 17/3/2018 -EP (Agri .IV ) dated 06 .06 .2019 is added in Appendix -7 (A )A . 
(3) Amendments in ANF -7( A )A of HBP : 


S . No . 


Clause No . 
Clause (xvi) of 
instructions 
/Guidelines 


Amended Provision 
The Applicants are required to submit 
the original copies of CA Certificate 
(Annexure A ) 


( 11 ) 


Deleted 


Clause 2 (( vi) ( a ) 
and (b ) of 
Declaration / 
Undertaking 


Existing Provision 
The Applicants are required to submit the 
original copies of CA Certificate 
( Annexure A ) and Proof of landing 
certificate for all exports in the 
application for exports made 
(Annexure B ) . 
(a ) Products exported from SEZs/ 

EOUS/ EHTPs/ STPs/ BTPs/ 
FTWZs 
SEZ / EOU / EHTPs/ STPs/ BTPs/ 
FTWZs products exported through 

DTA units 
(a ) Products exported from SEZs/ 

EOUS/ EHTPs/ STPs/ BTPs/ 

FTWZs 
(b ) SEZ / EOU /EHTPs/ STPs/ BTPs/ 

FTWZs products exported through 

DTA units 
Annexure ( B ) to ANF 7 ( A ) A 


( iii ) 


Deleted 


Clause 3 (( vi ) (a ) 
and (b ) of 
Annexure ( A ) to 
ANF 7 ( A ) A 


(iv ) 


Deleted 


Effect of the Public Notice: Requirement of EP copy of shipping bill and landing certificate for availing ( TMA) for 
Specified Agriculture Products is dispensed with . Exports from / of SEZ /EQU /FTWZ are also made eligible for TMA . 

ALOK VARDHAN CHATURVEDI, Director General of Foreign Trade & Ex -Officio Addl. Secy . 


Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road ,Mayapuri, New Delhi- 110064 
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054 

Digitally signed 
by ALOK KUMAR 


KUMAR Date: 2019.06.27 


15 :33:02 + 05 30 


